पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र.--108 - भोपाल - 09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/ 153, 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


सत्यमेव जी 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 59 ] 


भोपाल, बुधवार , दिनांक 6 जनवरी 2010 -- पौष 16, शक 1931 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 

“निर्वाचन भवन " 
58, अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र.) - 462011 

आदेश 


भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2010 


. क्र . एफ . 38 - 01 - 2004 - तीन. - 188 . - मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 
आयोग की अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर , 2004 आदेश क्रमांक एफ - 38 - 1 - 2004 - तीन-- 1020 दिनांक 15 अक्टूबर 2004 जिसका प्रकाशन 
मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक - 476, दिनांक 15 अक्टूबर, 2004 को हुआ है , के निर्वाचन की सूची के भाग - पाँच में किसी वार्ड / 
निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीकों में सरल क्रमांक 14 के पश्चात् 
अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीक बल्लेबाज , डबल रोटी, केक, गाजर , कोट, डोली, आइसक्रीम , शटल, टेन्ट तथा छड़ी को जोड़ा जाना है . 


2. उक्त प्रतीक चिन्ह जोड़े जाने के पश्चात् प्रतीकों की सूची संलग्न सूची के भाग - पाँच में सरल क्रमांक 14 के बाद रहेंगे. 


हस्ता./ 
( अनुपम राजन ) 

सचिव, 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. 


117 


118 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2010 


भाग -पाँच -किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले 

अतिरिक्त प्रतीक 


क्रमांक 


प्रतीक 


बल्लेबाज 
डबल रोटी 
केक 
गाजर 
कोट 
डोली 
आइसक्रीम 
शटल 


टेन्ट 


24 


. 


छड़ी 


हस्ता./ 
( अनुपम राजन ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. 

दूरभाष क्रमांक 0755 - 2555527 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


